निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 506 ) पटना , सोमवार , 24 अगस्त 2020 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


अधिसूचना 

29 जून 2020 
सं० कारा / स्था ० ( अधी 0 ) -01-15 / 2015–4284 - बिहार कारा सेवा के तीन वर्ष से अधिक समय से एक 
स्थान पर पदस्थापित निम्नांकित काराधीक्षकों को स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित कारा में काराधीक्षक के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है : 


क्र. 


काराधीक्षक का नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री राजीव कुमार 


शेखपुरा 


. 


काराधीक्षक , केन्द्रीय कारा 

गया 


काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर 

( अपने वेतनमान में ) 


2 


श्री विजय कुमार अरोड़ा 


पटना 


काराधीक्षक , केन्द्रीय कारा 

बक्सर 


काराधीक्षक , केन्द्रीय कारा, गया 

( अपने वेतनमान में ) 


3 


श्री राकेश कुमार 


नालन्दा 


काराधीक्षक , मंडल कारा , 

सीवान 


काराधीक्षक , मंडल कारा , सासाराम 

( अपने वेतनमान में ) 


4 


श्री संजीव कुमार 


पश्चिम 
चम्पारण 


काराधीक्षक, मंडल कारा, 

सासाराम 


काराधीक्षक, मंडल कारा, सीवान 

( अपने वेतनमान में ) 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अगस्त 2020 


, 


2. सम्बंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि पदस्थापन स्थल पर अविलम्ब योगदान करना 
सुनिश्चित करें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीवान जाफर हुसैन खाँ , 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र ० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 506-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


